रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 6 , 2018 / भाद्र 15 , 1940 
NEW DELHI , THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018 / BHADRA 15, 1940 


सं . 307 ] 
No. 307] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग) 
( व्यापार उपचार महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 6 सितम्बर , 2018 


अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/33/ 2016-डीजीएडी दिनांक 06.08. 2018 


शुद्धिपत्र 
विषय : यूरोपीय संघ और वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात "नायलॉन फिलामेंट यार्न ( मल्टी फिलामेंट )" के आयात से संबंधित एंटी -डंपिंग 

जांच के मामले में अंतिम जांच अधिसूचना में शुद्धिपत्र 


सं . 14/ 33/ 2016 -डीजीएडी. - समय - समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 के संबंध में ( बाद में 
" अधिनियम " के रूप में संदर्भित ) और सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, आकलन और डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी का संग्रह और 
चोट के निर्धारण के लिए ) इसके नियम , समय - समय पर संशोधित (बाद में " एडी नियम " के रूप में संदर्भित ), इसके नामित प्राधिकरण ने 
यूरोपीय संघ और वियतनाम से उत्पन्न या निर्यात "नायलॉन फिलामेंट यार्न ( मल्टी-फिलामेंट)" के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच के 
मामले में अंतिम जांच परिणाम 6 अगस्त , 2018 दिनांकित अधिसूचना सं 14/ 33/ 2016 द्वारा जारी की , 


2. अंतिम जांच अधिसूचना सं 14/33/ 2016 दिनांक 6 अगस्त , 2018 में , पैरा 103 के तहत ड्यूटी टेबल में क्रम संख्या 2 के लिये 
एक नई पंक्ति डाला जाना चाहिए । 


3. पैरा 103 के तहत ड्यूटी टेबल में मौजूदा क्रम संख्या 2 ( जो अब क्रम संख्या 3 बन जाएगा ) के कॉलम 6 में नं , उत्पादक का 
नाम ह्योसंग डोंग नाई कंपनी लिमिटेड के रूप में पढ़ा जाना चाहिए । 


4. संशोधित ड्यूटी टेबल को निम्नानुसार पढ़ना चाहिए: 
5249 GI/ 2018 

( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


शुल्क तालिका 


क्र . सं . | उपशीर्ष 


मूल देश 


निर्यातक देश | उत्पादक 


सामानों का 
विवरण 


निर्यातक 


धनराशि | यूनिट | मुद्रा 


( 7 ) 


( 9 ) 


मल्टी 


2 . 


। 


लिमि . 


44 


लिमि . 


E 


( 1) |(2) (3) | ( 5 ) 

( 6 ) ( 8 ) 

( 10) ( 11 ) 
नायलॉन 

वियतनाम फोरमोसा । 1.लियांग हाउ | 384.02 मी . । अम . डॉ . 

इंडस्ट्रीज 
वियतनाम 
5402 

टेकनोलोजी कं ., 

टन 
फिलामेंट 

कारपोरेशन 
यार्न* 

( एफआई सी ) 

लिमि ( एल आई 
एच ए) , ताईवान 
2. बोसका 
इंटरप्राइजेज 
लिमि . (बीओ 

एससीए ) 
5402 नायलॉन वियतनाम वियतनाम ह्योसंग डोंग । ह्योसंग डोंग नाई NIL मी . अम . डॉ . 
मल्टी 

नाई कं ., | कं ., लिमि . 
फिलामेंट 

यार्न * 
5402 नायलॉन वियतनाम वियतनाम ह्योसंग डोंग | 1. ह्योसंग NIL 

अम . डॉ . 
मल्टी 

नाई कं ., इंटरनेशनल 
फिलामेंट 

( एचके )लि ., 
यान* 

होंगकॉग 
2. रेन टोंग 
इंडस्ट्रियल लि ., 

होंगकोंग 
5402 नायलॉन वियतनाम अन्य देश कोई 

कोई 719 . 44 

अम . डॉ . 
मल्टी 
फिलामेंट 

यान * 
5402 नायलॉन संबद्ध देश वियतनाम 

कोई 719.44 | मी . अम . डॉ . 
मल्टी 

को छोड़कर 
फिलामेंट कोई अन्य 

यान * 
5402 नायलॉन यूरोपीय संघ अन्य देश । कोई । 

128. 06 मी . अम. डॉ . 
मल्टी 
फिलामेंट 

यार्न * 
5402 नायलॉन - संबद्ध देश यूरोपीय संघ कोई । कोई । 128 . 06 मी . अम . डॉ . 
मल्टी 

को छोड़कर 
फिलामेंट कोई अन्य 
यार्न * 

देश 
* सीमा शुल्क उपशीर्ष संख्या 5402 के तहत अध्याय 54 के अंतर्गत वर्गीकरणीय नायलॉन अथवा पोलियामाइड के सिंथेटिक्स मल्टी 
फिलामेंट यार्न , यथा फ्लैट यार्न - ट्विस्टिड और/ अथवा अनट्विस्टिड , क्रिम्पड यार्न , पूर्णत : ड्रोन यान ( एफ डी वाई), स्पिन ड्रोन यार्न ( एस 
डी वाई), फुली ओरियंटिड यार्न ( एफ ओ आई), हाई ओरियंटिड यार्न ( एच ओ वाई), आंशिक रूप से ओरियंटिड यार्न ( पी ओ वाई), टेक्चर्ड 
यार्न : ट्विस्टिड और/ अथवा अनट्विस्टिड , और डाइड यार्न , सिंगल , डबल , मल्टीपल , फोल्डिड अथवा केबल्ड । इस उत्पाद में फ्लैट / 
टेक्सचर्ड , ट्विस्टिड और/ अथवा अनट्विस्टिड, ब्राइट/ सेमि - डल/फुल- डल ( अथवा उसके रूप), ग्रे/कर्ल्ड / डाइड ( अथवा उसके रूप ),सिंगल , 
डबल , मल्टीपल , फोल्डिड अथवा केबल्ड ( अथवा उसके रूप ), चाहे वह आकार में हों अथवा नहीं । जैसे नायलॉन फिलामेंट यार्न अथवा 
पोलिया माइड यार्न के सभी रूप शामिल हैं परंतु नायलॉन का उच्च टेनिसिटी यार्न अलग है । विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से विशेष रूप से 
अलग किये गये वे मानव निर्मित सभी फिलामेंट यार्न हैं जिनमें नायलॉन अथवा कोलामाईड और मोनो फिलामेंट यार्न , नायलॉन के उच्च 
टेनासिटी यार्न , बी सी एफ ( बल्क कंटीन्यूअस फिलामेंट ) यान नहीं हैं । बी सी एफ यार्न क्रिम्पड नायलॉन फिलामेंट यार्न हैं जिसमें लगभग 
4 सेंटी न्यूटन डेसिटेक्स तथा उच्च डेनियरेज लगभग 650 से 1650 डेसिटेक्स है और इसका प्रयोग सामान्यत : कालीन निर्माण में होता है । 

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक 


देश 


टन 


[ HT 


I - QUE 1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th September, 2018 
CORRIGENDUM TO FINAL FINDINGS NOTIFICATION NO . 14 / 33 /2016 - DGAD DATED 06 .08.2018 
Subject: Corrigendum in Final Finding notification in the matter of Anti-dumping investigation concerning imports of 

“ Nylon Filament Yarn (Multi Filament)” originating in or exported from European Union and Vietnam . 

No. 14 /33/ 2016 - DGAD . — Having regard to the Customs Tariff Act , 1975 , as amended from time to time 
(hereinafter referred to as the “ Act” ) and the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti 
Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules thereof, as amended from time to time 
(hereinafter referred to as the “ AD rules ” ) , thereof the Designated Authority issued a final finding vide Notification No. 
14 /33/2016 dated 6th August , 2018 in the case of anti -dumping investigation regarding imports of “ Nylon Filament Yarn 
(Multi- Filament)” , originating in or exported from European Union and Vietnam . 

2 . In the Final Finding Notification No. 14 /33/2016 dated 6th August, 2018 , a new row for Sl. No. 2 should be 
inserted in the Duty Table under para 103 . 

3. In the existing Sl. No. 2 (which will now become Sl. No. 3) in column 6 of the Duty Table under para 103, 
name of the Producer should be read as Hyosung Dong Nai Co. Ltd ’ . 
4 . The revised Duty Table should read as under: 

DUTY TABLE 
Si. | Sub - Description Country Country Producer Exporter 

Amount Unit | Currency 
No. heading of Goods of of 

Origin Export 
( 1 ) (2 ) 

( 3 ) (4 ) (5 ) 

(6 ) 

(7 ) 

( 8 ) (9 ) ( 10 ) 
5402 Nylon Vietnam Vietnam Formosa 

1 . Liang Haw 384 .02 MT US $ 
multi 

Industries 

Technology 
filament 

Corporation 

Co. Ltd . 
Yarn * 

(FIC ) 

(LIHA ), 
Taiwan 
Bosca 
Enterprises 
Limited 
(BOSCA ), 

Hong Kong 
2 . 5402 Nylon | Vietnam | Vietnam | Hyosung Hyosung Dong Nai NILM T US $ 
multi 

Dong Nai Co. Ltd 
filament 

Co. Ltd 
Yarn * 


etnam 


3 . 


5402 


NILMT US$ 


Nylon 
multi 
filament 
Yarn * 


| Vietnam | Vietnam | Hyosung 

Dong Nai 
Co . Ltd 


1. Hyosung 

International 
(HK ) Ltd ., 
Hong Kong 
Ren Tong 
Industrial 
Ltd ., Hong 
Kong 
Any 


4 . 


5402 


Any 


| 719 .44 


MT | US $ 


Vietnam | Any 

country 


Nylon 
multi 
filament 
Yarn * 
Nylon 
multi 
filament 
Yarn * 


| 5 . 


5402 


Vietnam 


Any 


Any 


719.44 MT US$ 


Any 
country 
other 


than 


subject 
countries 
European Any 


6 . 


5402 


Nylon 


Any 


Any 


128 .06 | MT | US $ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


Union 


country 


7 . 


5402 


multi 
filament 
Yarn * 
Nylon 
multi 
filament 
Yarn * 


Any 


Any 


128 . 06 


MT | US $ 


European Any 
Union 


country 
other 
than 
subject 
countries 


* Synthetic multi filament yarns of Nylon or Polyamides, such as flat yarn - twisted and /or untwisted , crimped yarn , fully 
drawn yarn (FDY), spin drawn yarn ( SDY ), fully oriented yarn (FOY ), high oriented yarn (HOY), partially oriented yarn 
(POY ), textured yarn – twisted and /or untwisted , and dyed yarn , single , double , multiple, folded or cabled , classifiable 
within Chapter 54 under customs subheading no . 5402. The product includes all variants of Nylon Filament Yarn or 
Polyamide Yarns such as flat/ textured / twisted / untwisted, bright/semi- dull /full -dull (or variants thereof), grey / colored / 
dyed (or variants thereof), single /double /multiple /folded /cabled (or variants thereof), whether or not sized , but excludes 
high tenacity yarn of nylon . Specifically excluded from the scope of product under consideration are all man -made 
filament yarns not having Nylon or Polyamides and mono filament yarn , high tenacity yarn of nylon , BCF (Bulk 
Continuous Filament) yarn . 
BCF yarn is crimped nylon filament yarn which has high tenacity of approximately 4 centi newton decitex and high 
denierage (approx .650 to 1650 decitex ) and is normally used in carpetmaking. 


SUNIL KUMAR, Addl. Secy . & Director General 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date: 2018 .09. 14 
11:11:24 + 05 30 


KUMAR 


